पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड - 14 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 06 अप्रैल , 2013 ई0 ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या - 14 

__ विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


111 - 123 


1500 


89 - 93 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


111 - क 


112 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग - 6 

अधिसूचना 
त्यागपत्र की स्वीकृति 

11 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 425 / बीस - 6( 9) / 01 (08 ) 2007 -निदेशक अभियोजन , उत्तराखण्ड अभियोजन निदेशालय, देहरादून के 
पत्र संख्याः अभि0नि0 / अनु - एक / 47( APO नियुक्ति ) - 2012 दिनांक 28 - 02 - 2013 के क्रम में श्री बद्री विशाल पाण्डेय , 
सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी के पत्र दिनांक 08 - 02 - 2013 द्वारा सेवा से त्यागपत्र प्रेषित करने के 
दृष्टिगत , उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा श्री बद्री 
विशाल पाण्डेय का त्यागपत्र स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 
प्रमुख सचिव । 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

15 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 450 / I / 2013 - 01( 3) - 20 / 2006 - श्री राज्यपाल महोदय, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केन्द्रीय 
अधिनियम सं0 52 , वर्ष 2001 ) की धारा 57 सपठित धारा 16 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 
उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2010 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं : 

उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि ( संशोधन ) नियमावली, 2013 


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 


(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि ( संशोधन) नियमावली, 2013 है । 

( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
2. नियम 4 का संशोधन 


उत्तराखण्ड ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली , 2010 के नियम 4 के उपनियम ( 2) के खण्ड ( पाँच ) 
के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात् 
( छ:) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा बचत की सम्भावनाओं के चिन्हीकरण तथा आंकलन हेतु सर्वेक्षण तथा 

परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ; 
( सात) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण हेतु तैयार की गई रिपोर्ट्स के क्रियान्वयन हेतु सहायता तथा 

ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 
अंशदान प्रदान करना ; 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


113 


( आठ ) 


भारत तथा अन्य देशों में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही उत्तम उपयोगी नीतियों 
के आदान - प्रदान हेतु अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम इत्यादि हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ; 


( नौ ) 


ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में गवेषणा तथा विकास की अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करना; 


( दस ) 


ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए परीक्षण, प्रमाणन तथा सत्यापन के लिए आवश्यक उपस्करों 
तथा स्रोतों का विकास करना ; 


( तेरह ) 


( ग्यारह ) उपस्कर , युक्ति तथा प्रणाली के लिए ऊर्जा दक्षता प्रक्रिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना ; 
( बारह ) उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय प्रोयोजित योजनाओं तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाओं को 

आवश्यक राज्यांश हेतु अनुदान की पूर्ति करना; 
___ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास 

अभिकरण ( उरेड़ा) के सभी आनुषंगिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति करना ; 
( चौदह ) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ( उरेडा) द्वारा ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के लिए किये जाने 

वाले व्ययों की पूर्ति ; 
(पंद्रह ) नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा के प्रचार - प्रसार , स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य की नीति 

अनुसार किये जाने वाले व्ययों एवं इससे सम्बन्धित आनुषंगिक प्रयोजनों हेतु किए जाने वाले 
व्ययों की पूर्ति । 


(सोलह ) ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशियेन्सी, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर ऊर्जा संरक्षण एवम् दक्षता 

सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा -निर्देशों के अनुपालन हेतु । 


आज्ञा से , 


डा0 एस0 एस0 सन्धु , 

प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of “ The Constitution of India ”, the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 450 /1/2013 -01 ( 3 )- 20 / 
2006 , dated March 15 , 2013 for general information . 

NOTIFICATION 

March 15 , 2013 
No . 450 /1/2013 -01( 3 )- 20 / 2006 -- In exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 16 
read with section 57 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001) , the Governor is 
pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Energy Conservation Fund 
Rules, 2010 : 

THE UTTARAKHAND ENERGY CONSERVATION FUND ( AMENDMENT ) RULES , 2013 
1. Short title and commencement : 
( 1 ) These rules may becalled The Uttarakhand Energy Conservation Fund ( Amendment ) Rules , 

2013. 
(2) It shall come into force at once . 


114 


Birg 


T , 06 30 , 2013 gola a 16 , 1935 9Tº Hea ) 


[ATT 1 


2 . Amendment of Rule 4 : 


After clause (v ) of the Uttarakhand Energy Conservation Fund Rules, 2010 , the following clauses 
shall be inserted ;namely -- 

(VI) “ to conduct surveys , preparation of plans, DPRs and other reports for identification and 

assessment of energy saving potential in different sectors ; 
( VII) to support the implementation of various plans/ reports prepared for energy conservation in 

different sectors and contribution to the projects sanctioned by Bureau of Energy Efficiency 

(BEE ) & Govt. of India ; 
(VIII) to organize study tours , exposure visits , interactive exchanges for best practices within India 

and abroad in the field of Energy Conservation ; 
(IX ) to promote research & development in the field of Energy Conservation ; 
(X ) to develop necessary equipments and resources for testing certification and verification for 

consumption , efficiency and management of energy ; 
(XI) to promote the use of energy process for the equipments , devices & systems; 
(XII) to meet the matching grant to the centrally sponsored schemes and schemes of Bureau of 

Energy Efficiency in the State of Uttarakhand ; 
(XIII) to meet all the incidental & administrative expenses by the Uttarakhand Renewable Energy 

Development Agency (UREDA) for implementation of the provisions ofthe Energy Conservation 

act; 
(XIV ) to meet the expenses by Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA ) on 

staff for energy conservation cell ; 
(XV) to incur required all incidental & administrative expenses incurred for promotion , installation 

and maintenance of renewable energy projects , as per the policy of State Government and all 

expenses in furtherance of above goals ; 
(XVI) to implement various programmes as per directions / instructions issued by Bureau of Energy 

Efficiency , MOP , Gol from time to time." 


By Order, 


Dr. S .S . SANDHU 
Principal Secretary. 


विधान सभा सचिवालय 

कार्यालय आदेश 

18 Hid , 2013 go 
a 354 / foho / 201 / 31f£TO / 2002 – 54 Halcy Rady şi a : 350 / fo70 / 
454 / 37f€TO / 2012,f a 18 18 , 2013 T 377594 faa ya dafè yg dat411 15600 — 39100 
TGT5400 # fra ft 1949 ng feia 25 – 02 – 2013 Ħ dan 15600 — 39100 E T 6600 
एवं पदनाम अनुसचिव ( लेखा) संशोधित / उच्चीकृत किया जाता है । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल , 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


115 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

21 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 371 / वि०स0 / 25 / अधि0 / 2001 - कार्यालय ज्ञाप संख्या 1541 / वि०स० / अधि0 / 03 / 2000 , दिनांक 
06 जुलाई , 2002 द्वारा वेतनमान . 15600 - 39100 ग्रेड पे . 5400 में सृजित जन - सम्पर्क अधिकारी के एक 
निःसंवर्गीय अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी पुत्र श्री गोपाल दत्त मैखुरी, एच0एन0 बहुगुणा 
नगर, कर्ण प्रयाग, जिला चमोली को मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा के साथ दिनांक 01 जनवरी, 2013 से तदर्थ रूप 
से नियुक्त किया जाता है । 

श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी की उपर्युक्त नियुक्ति को टर्मिनस विद द ऑफिस होगी, जो मा0 उपाध्यक्ष, 
विधान सभा के वर्तमान पदधारक के कार्यकाल अथवा उनकी इच्छा तक , जो भी पहले हो , तक ही रहेगी । 

श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


डी0 पी0 गैरोला, 

प्रमुख सचिव । 
वित्त अनुभाग - 9 

अधिसूचना 

20 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - यू0ओ0 - 03 / XXVII ( 9) / 2013 / स्टाम्प / 2010 - T. C - श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 
1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क ) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
की धारा 78 ( क ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , ग्राम सुमाड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल , में स्थित 30.688 
हैक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ( एन0आई0टी0 ) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य 
स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 
प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the “ The Constitution of India ” , the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. U . 0 .03 / 
XXVII ( 9 )/ 2013/Stamp/ 2010 - T .C ., dated March 20 , 2013 for general information . 

NOTIFICATION 

March 20 , 2013 
No. U . 0 .03 /XXVII (9 )/2013/ Stamp /2010 - T.C .-- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no - 2 of 1899 ) and section 78 ( A ) of 
Registration Act, 1908 , The Governor is pleased to remit the stamp fees and registration fees chargeable by 
the State Government on transfer of 30 .688 Hect. land situated at village Sumari, Distt . Pauri Garhwal, by 
way of gifted to the National Institute of Technology (NIT ). 


By Order, 


RADHA RATURI, 
Principal Secretary . 


116 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल , 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


कार्मिक अनुभाग - 1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

11 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 303 / XXX - 1 - 2013 - 12(04) / 05 – भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित 
अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित तिथि के 
अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे : 


जन्मतिथि 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


क्र0सं0 

1 


___ अधिकारी का नाम 

2 
श्रीमती विभापुरी दास 


3 


03 - 12 - 1953 


31 - 12 - 2013 


26 - 12 - 1953 


31 - 12 - 2013 


26 - 07 - 1953 


31 - 07 - 2013 


श्री अजय कुमार जोशी 
श्री सुनील कुमार मुटू 
श्री कुणाल शर्मा 
डा0 हेमलता दौडियाल 
श्री मोहन चन्द्र उप्रेती 


31 - 08 - 2013 


22 - 08 - 1953 
23 - 12 - 1953 


31 - 12 - 2013 


25 - 12 - 1953 


31 - 12 - 2013 


डी0के0 कोटिया , 

प्रमुख सचिव । 
चिकित्सा अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

05 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 73 / XXVIII - 2 / 04(216) 2001 - श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम - 2002 
की धारा - 3 ( 3 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् की द्वितीय कार्यकारिणी 
समिति गठित करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को नामित करते हैं : 

1. डा० भीम सिंह पॉधी, 

एम0बी0बी0एस0 / डी0सी0एच0 / एम0आर0सी0पी0 , 
10, गांधी रोड, देहरादून । 


2 . 


डा० आर०एन० सिंह , 
एम0बी0बी0एस0 / एम०एस० ( आप्थैलोमौलॉजी), 
230 , मॉडल कॉलोनी, आराघर, देहरादून । 


3. डा0 हरीश कोहली, 

एम0बी0बी0एस0 / एम०एस० ( आर्थोपैडिक्स ) , 
02, हरिद्वार रोड, देहरादून । 
डा0 योगेन्द्र सिंह , 
एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0 ( जनरल मेडिसिन ) / डी0एम0 ( कार्डियोलॉजी ) 
बी0 - 11 / 12, हिमालयन इन्स्टीट्यूट , जौली ग्रान्ट , देहरादून । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


117 


5. डा0 डी0डी0 चौधरी , 

एम0बी0बी0एस0 , 
182 / II , आर्यनगर, देहरादून । 
डा0 दीपक रस्तोगी , 
एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0 (जनरल मेडिसिन) , 
जीवनदीप, डाईग्नोसिस्ट , गांधी आश्रम के पीछे , रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


कार्यालय ज्ञाप 

05 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 125 / XXVIII - 2 / 01 ( 27 ) / 2004 - पी0एम0एच0एस0 संवर्ग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत् कार्यरत् श्रेणी 
क एवं ख के निम्नलिखित चिकित्साधिकारी कलेन्डर वर्ष 2013 में उनके नाम के सम्मुख कॉलम - 5 में अंकित 
तिथि से अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जायेंगे: 

चिकित्साधिकारी 
क्र०सं० 

तैनाती का स्थान 

सेवानिवृत्ति 

जन्मतिथि 
का नाम 

की तिथि 


2 


3 


5 


1. 


डा0 चन्द्र प्रकाश आर्या 


| 24 - 02 - 1953 / 28 - 02 - 2013 


निदेशक , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
उत्तराखण्ड, देहरादून 


डा0 उषा भट्ट उप्रेती 


प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक , जिला चिकि0 
अल्मोड़ा 


01 - 03 - 1953 | 28 - 02 - 2013 


डा0 केशव दत्त पाण्डे 


23 - 02 - 1953 / 28 - 02 - 2013 


मुख्य चिकित्साधिकारी, एल0डी0 भट्ट 
चिकि0, काशीपुर ऊधमसिंह नगर 


डा0 अजब सिंह रावत 


| 15 - 03 - 1953 / 31 - 03 - 2013 


निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
देहरादून 


डा0 भुवन चन्द्र पाठक 


निदेशक , दून / ग्रुप दून महिला / 
कोरोनेशन, देहरादून 


20 - 03 - 1953 / 31 - 03 - 2013 


डा0 सुषमा दत्ता 


06 - 05 - 1953 | 31 - 05 - 2013 


अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महा 
निदेशालय , उत्तराखण्ड, देहरादून 


डा० मानेन्द्र सिंह भण्डारी 


रेडियोलॉजिस्ट सं0नि0ग्रेड, दून चिकि0, 
देहरादून 


10 - 05 - 1953 | 31 - 05 - 2013 


डा० अनिल चन्द्र शाह 


प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे, | 05 - 05 - 1953 | 31 - 05 - 2013 
पु० चिकि0, नैनीताल 


118 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत ) 


[ भाग 1 


3 


5 


9 . 


| डा० निर्भय कुमार 


चि0अ0 , सामु०स्वा0के0, कर्णप्रयाग , चमोली 


01 - 06 - 1953 | 31 - 05 - 2013 


10 . 


डा0 दिनेश चन्द्र भट्ट 


प्रमुख अधीक्षक , बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी । | 08 - 06 - 1953 30 - 06 - 2013 


11 . 


डा0 दीपा शर्मा 


मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार 


09 - 07 - 1953 / 31 - 07 - 2013 


12 


डा0 सुशीला शाह 


अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत 


25 - 07 - 1953 / 31 - 07 - 2013 


13 


डा0 सावित्री उनियाल 


16 - 08 - 1953 / 31 - 08 - 2013 


प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला 
चिकि0 पौड़ी 


4 . 


डा0 योगेश चन्द्र शर्मा 


15 - 08 - 1953 | 31 - 08 - 2013 


महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण 


15. | डा0 अनिल कुमार रस्तोगी 


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक 
स्वास्थ्य संस्थान , सेलाकुई , देहरादून 


| 15 - 09 - 1953 30 - 09 - 2013 


16 . | डा0 मुनीन्द्र सिंह रावत 


| 16 - 09 - 1953 30 - 09 - 2013 


चिकित्सा अधीक्षक, सं0नि0ग्रेड , 
कोरोनेशन चिकि0, देहरादून 


17 


डा0 नरेन्द्र सिंह भाट 


| 25 - 09 - 1953 | 30 - 09 - 2013 


सर्जन , सं0नि0ग्रेड, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 
बी0डी0 पाण्डे, पु० चिकि0, नैनीताल 


18. | 


डा0 ममता चन्द्र कुवा / 


13 - 04 - 1953 / 30 - 09 - 2013 


स्त्रीरोग विशे0 सं0नि0ग्रेड , राज0सुमन 
चिकि0, नरेन्द्र नगर, टिहरी 


19 . | डा0 मंजू पाण्डे 


चि0अ0 सं0नि0ग्रेड , जिला चिकि0 , अल्मोड़ा 


21 - 11 - 1953 / 30 - 11 - 2013 


2. उपर्युक्त चिकित्साधिकारियों से पेंशन प्रपत्र आदि प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही 
समयान्तर्गत सम्पादित की जाये । 

एस0 रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 
शहरी विकास अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

28 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या - 194 / IV (1) 2013 - 1 ( 53) 2010 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड ( 2 ) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके , 
अधिसूचना संख्या 131 / IV (1) 2013 - 1(53 ) 2010 दिनाँक 28 फरवरी, 2013 के क्रम में चूँकि राज्य सरकार को यह 
समाधान हो गया है कि सविधान के अधीन, रुद्रपुर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक् गठन होने 
तक ऐसा करना समीचीन है , राज्यपाल एतद्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा 5 
के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु, धारा 8 कक (1 ) ( क ) के अधीन रुद्रपुर नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का 
प्रयोग करने के लिए नगरपालिका परिषद् रुद्रपुर को अधिसूचना निर्गत होने के दिनाँक से विघटन हो जायेगा । 

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8 कक (1 ) ( ख ) के अन्तर्गत रुद्रपुर नगर क्षेत्र के संचालन 
हेतु जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को नगर निगम रुद्रपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) 


119 


अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या - 195 / IV (1 ) 2013 - 1 (55) 2010 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा ( 2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड ( 2 ) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, 
अधिसूचना संख्या 130 / IV (1) 2013 - 1 (55 ) 2010 दिनाँक 28 फरवरी, 2013 के क्रम में चूँकि , राज्य सरकार को यह 
समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन , काशीपुर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक् गठन 
होने तक ऐसा करना समीचीन है , राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 
5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु, धारा 8 कक (1) ( क ) के अधीन काशीपुर नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता 
का प्रयोग करने के लिए नगरपालिका परिषद् काशीपुर को अधिसूचना निर्गत होने के दिनाँक से विघटन हो 
जायेगा । 

तथा नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा 8 कक (1 ) ( ख ) के अन्तर्गत काशीपुर नगर क्षेत्र के संचालन 
हेतु जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को नगर निगम काशीपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं । 


अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या - 193 / IV (1) 2013 - 1( 33 ) 2010 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा ( 2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड ( 2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके , 
अधिसूचना संख्या 122 / IV (1)2013 - 1 ( 33 ) 2011 दिनाँक 28 फरवरी , 2013 के क्रम में चूँकि , राज्य सरकार को यह 
समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन, रुड़की वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक् गठन होने 
तक ऐसा करना समीचीन है , राज्यपाल एतदद्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा 5 
के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु , धारा 8 कक (1) ( क ) के अधीन रुड़की नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का 
प्रयोग करने के लिए नगरपालिका परिषद् रुड़की को अधिसूचना निर्गत होने के दिनाँक से विघटन हो जायेगा । 

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8 कक (1) ( ख ) के अन्तर्गत रुड़की नगर क्षेत्र के संचालन 
हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को नगर निगम रुड़की का प्रशासक नियुक्त करते हैं । 


अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या - 131 / IV ( 1) 2013 - 1 (53) 2010 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा ( 2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड ( 2 ) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके , रुद्रपुर 
नगर के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्यपाल , नगरपालिका परिषद् , रुद्रपुर के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को 
संविधान के भाग 9 - क के प्रयोजनों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं , और अग्रेत्तर 
संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड ( घ ) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट 
क्षेत्र नगर निगम, रुद्रपुर का प्रादेशिक क्षेत्र होगा । 


120 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल , 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या - 130 / IV (1) 2013 - 1(55) 2010 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा ( 2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड ( 2 ) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके . काशीपर 
नगर के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्यपाल , नगरपालिका परिषद् , काशीपुर के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र 
को संविधान के भाग 9 - क के प्रयोजनों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं , और अग्रेत्तर 
संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड ( घ ) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट 
क्षेत्र नगर निगम, काशीपुर का प्रादेशिक क्षेत्र होगा । 


अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या - 122 / IV (1 ) 2013 - 1 (33 )2011 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2, सन् 1959 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा (2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 
243थ के खण्ड (2 ) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके , रुड़की 
नगर के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्यपाल , नगरपालिका परिषद् , रुड़की के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को 
संविधान के भाग 9 - क के प्रयोजनों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं , और अग्रेत्तर 
संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड ( घ ) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट 
क्षेत्र नगर निगम , रुड़की का प्रादेशिक क्षेत्र होगा । 


आज्ञा से , 


एम०एच० खान , 

सचिव । 


वित्त अनुभाग - 9 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

11 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 140 / XXVII (9 ) / 2013 / मनोकर - 39 / 2008 - तात्कालिक प्रभाव से मनोरंजन कर विभाग , 
उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2012 - 13 में उपलब्ध उपायुक्त , मनोरंजन कर , वेतनमान , 15 , 600 - 39 , 100 ग्रेड वेतन 
6600 के रिक्त 02 पदों के सापेक्ष श्री शिवराज सिंह बोहरा, सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर , ऊधमसिंह नगर 
को नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करने के साथ ही 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखते हुये उपायुक्त , मनोरंजन कर 
मण्डलीय कार्यालय , नैनीताल में तैनात किया जाता है । 


विज्ञप्ति / तैनाती 


11 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 141 / XXVII(9 ) / 2013 / मनोकर - 39 / 2008 - तात्कालिक प्रभाव से मनोरंजन कर विभाग , 
उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्न सहायक आयुक्त , मनोरंजन कर अधिकारियों , वेतनमान 15,600 - 39, 100 ग्रेड वेतन 
- 5400 को प्रस्तावित जनपदों में एतदद्वारा तैनात किया जाता है : 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) 


113 


121 


क्र0सं0 


अधिकारी का नाम / पदनाम 


प्रस्तावित तैनाती का नाम 


श्री सुरेश चन्द्र , सहायक आयुक्त , मनोरंजन कर | सहायक आयुक्त , मनोरंजन कर , जनपद 

ऊधमसिंह नगर 


2. 


| 


सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर , जनपद हरिद्वार 


श्री हरिमोहन सिंह राणा, सहायक आयुक्त , 
मनोरंजन कर 


डी0 एस0 गाल, 

सचिव । 


समाज कल्याण अनुभाग - 3 

अधिसूचना 

14 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 195 / XVII - 3 / 2013 - 35 ( स0क0) / 2002 - श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग 
अधिनियम, 2002 ( अधिनियम संख्या - 09 , सन् 2002 ) की धारा - 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके निम्नांकित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखण्ड 
ल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

(1 ) श्रीमती शाहजहाँ बेगम, पत्नी श्री शौकीन अहमद , निवासी आजाद नगर , हल्द्वानी, नैनीताल । 
(2 ) श्री कामरान खान पुत्र श्री रफीकुल कादर खान , ग्राम कनौरा, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर । 
( 3 ) श्री सफदर अली खान (एडवोकेट), पुत्र श्री शेर अली, ग्राम व्यास नहरी, पोस्ट कालसी गेट , जिला 

देहरादून । 
( 4) श्री जे0पी0 सिंह, पुत्र स्व0 वाई० सिंह , 06 कोर्ट रोड, सेंट जार्ज चर्च, देहरादून । 


अल 


आज्ञा से , 


एम०एच० खान, 

सचिव । 
संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद धर्मस्व अनुभाग - 1 

विज्ञप्ति 

विविध 

19 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 781 / VI( 1 ) / 2013 - 322 ( पर्य0 ) / 2001 टी0सी0 - राज्य सरकार तथा श्री मानवेन्द्र शाह ( भूतपूर्व 
टिहरी गढ़वाल रियासत के महाराजा) के मध्य दिनांक 22 जनवरी, 1965 को निष्पादित किये गये अनुबन्ध पत्र के 
अनुच्छेद - 2 के अनुसरण में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा " टेम्पुल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट " टिहरी गढ़वाल में 
निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल तक सदस्य के रूप में किया गया नाम निर्देशन एतद् 
द्वारा विज्ञाप्ति किया जाता है : 
1 - श्री विक्रम सिंह नेगी 

विधान मण्डल के 
2 - श्री विजयपाल सिंह सजवाण 

नामांकिती 


122 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


विज्ञप्ति 


विविध 


19 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 861 / VI (1 ) / 2013 - 322 (पर्य० ) / 2001 टी0सी0 - राज्य सरकार तथा श्री मानवेन्द्र शाह (भूतपूर्व 
टिहरी गढ़वाल रियासत के महाराजा) के मध्य दिनांक 22 जनवरी, 1965 को निष्पादित किये गये अनुबन्ध पत्र के 
अनुच्छेद- 2 के अनुसरण में श्री राज्यपाल द्वारा " टेम्पुल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट " टिहरी गढ़वाल के सदस्य के रूप 
में श्री कुणाल शर्मा, आयुक्त गढ़वाल मण्डल को नामांकित करते हैं । 

आज्ञा से , 


आर०सी० पाठक , 

सचिव । 


कार्मिक अनुभाग - 1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

20 मार्च, 2013 ई० 
संख्या - 345 / XXX - 1 - 13 - 25 (36 ) 2006 - रिट याचिका सं0 264 (एस0बी0) 2011 रामदत्त बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय , नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 - 06 - 2012 के क्रम में श्री रामदत्त 
पालीवाल , पी0सी0एस0 को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान (15600 - 39, 100 + 
GP 5400 ) में उनसे कनिष्ठ श्री प्रवेश चन्द्र की राज्य सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा ) के पद पर साधारण वेतनमान 
( 15600 - 39 , 100 + GP 5400 ) में पदोन्नति की तिथि दिनांक 01 - 03 - 2007 से श्री रामदत्त पालीवाल को नोशनल 
पदोन्नति प्रदान करने तथा साधारण श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ इस वेतनमान में कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री रामदत्त पालीवाल, को नोशनल पदोन्नति की अवधि से सम्बन्धित अवशेष वेतन / एरियर का भुगतान 
नहीं किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


सुरेन्द्र सिंह रावत 

सचिव । 


परिवहन अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

01 अप्रैल, 2013 ई० 
संख्या - 295 / ix - 1 / 2013 / 216 / 2008 - अधिसूचना संख्या - 111 / ix / 216 / 08 / 2011 - 12 दिनांक 30 अप्रैल, 
2012 को निरस्त करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 ( अधिनियम संख्या 59, सन 88) की धारा 102 की उपधारा (1) 
के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय अनुमोदित योजना में नीचे अनुसूची के स्तम्भ - 3 में 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16, 1935 शक सम्वत् ) 


123 


उल्लिखित सीमा तक , प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गों के सम्बन्ध में , 
लोकहित में उपान्तर करने का प्रस्ताव करते हैं और उसे उक्त धारा की उपधारा (2 ) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त यात्रियों की सूचना के लिये और उसे 
अभ्यावेदन यदि कोई हो , आमन्त्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं । 

2. उत्तराखण्ड परिवहन निगम और अन्य कोई व्यक्ति , जिसका हित प्रस्तावित उपान्तर द्वारा प्रभावित होना 
सम्भाव्य है , अभ्यावेदन, यदि कोई हो , इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर 
सचिव , परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन , देहरादून को कर सकता है । 

3. इस प्रकार इस निमित प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 13 - 03 - 2013 को 
परिवहन निगम को छोड़ कर निजी क्षेत्र के लोग उपस्थित नहीं हुये । 

अतः इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनवाई का एक अवसर देते हुये सुनवाई प्राधिकारी श्री नितेश कुमार झा , 
अपर सचिव परिवहन , उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुनः दिनांक 15 - 04 - 2013 को पूर्वान्ह 11 .00 बजे उनके उत्तराखण्ड 
सचिवालय, देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में की जायेगी । 


अनुसूची 


क्र0सं0 


प्रस्तावित उपान्तर 


अधिसूचित मार्ग का नाम जिसका उपान्तर 

__ प्रस्तावित है । 
बहादराबाद -पिरानकलियर - रोशनाबाद - रुड़की 


निजी क्षेत्र की मिनी बसों के 
संचालन हेतु 


आज्ञा से , 


उमाकान्त पंवार, 

सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0 ) 14 हिन्दी गजट / 276 – भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 06 अप्रैल, 2013 ई0 ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 
( आई0टी0 - अनुभाग ) 

परिपत्र 

28 फरवरी , 2013 ई० 
पत्रांक - 5016 / आयु0क0उत्तरा0 / आई0टी0अनु0 / वाणि0कर / दे०दून / 2012 - 13 - शासनादेश संख्या 
1102 / 2012 / 09(120 ) / XXVII(8 ) / 2011 दिनांक 21 - 12 - 2012 द्वारा वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की जांच 
चौकियों को दिनांक 01 - 03 - 2013 से समाप्त किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । उक्त तिथि के 
पश्चात् वर्तमान में कार्यरत 08 सचलदल इकाईयों के स्थान पर 25 सचलदल इकाइयाँ अस्तित्व में आ जायेंगी । 
नई व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में माल आयात किये जाने से पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा राज्य के भीतर 
आयात किये जाने वाले माल की ऑनलाइन घोषणा किया जाना अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली 
पूरी प्रक्रिया का उल्लेख मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 4729 / आयु०कर0 उत्तरा0 / वा0कर / 2012 - 13 / दे०दून 
दिनांक 08 - 02 - 2012 में किया जा चुका है । 

नई व्यवस्था के अन्तर्गत सचलदल इकाईयों द्वारा परिवहित किये जा रहे माल की ऑनलाइन चैकिंग भी 
की जानी है । इस कार्य हेतु समस्त सचलदल इकाईयों को उनके user id एवं password अलग से उपलब्ध कराये 
जा रहे हैं । सुविधा की दृष्टि से सचलदल इकाईयों को निम्न प्रकार चिन्हित किया जायेगा 
क्र0 | सचलदल इकाई | मुख्यालय जिला 

अधिकार क्षेत्र 

संक्षिप्त नाम 
सं0 

का नाम 
1 . सचलदल इकाई तिमली देहरादून देहरादून जिले के तहसील विकास MS- 1 
( ए ) विकासनगर 

नगर, तहसील कालसी, तहसील (सचलदल इकाई 
चकराता एवं तहसील त्यूनी तथा जिला तिमली ) 
उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट एवं 
तहसील पुरोला का समस्त क्षेत्र 


89 - ख 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 

4 


कुल्हाल 


सचलदल इकाई 
( बी ) विकासनगर 


देहरादून 


देहरादून जिले के तहसील विकास __ MS -2 

नगर, तहसील कालसी, तहसील ( सचलदल इकाई 
चकराता एवं तहसील त्यूनी तथा जिला कुल्हाल ) 
उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट एवं 
तहसील पुरोला का समस्त क्षेत्र 


3. | 


देहरादून 


सचलदल इकाई 
(ए) देहरादून 


संयुक्त जांच 
__ चौकी, 
आशारोड़ी 


देहरादून मण्डल कार्यालय एवं 
मसूरी मण्डल कार्यालय का 

समस्त क्षेत्र 


। MS-3 
( सचलदल इकाई 

आशारोड़ी ) 


देहरादून 


सचलदल इकाई 
( बी ) देहरादून 


रेलवे स्टेशन 
देहरादून 


देहरादून मण्डल कार्यालय एवं 
मसूरी मण्डल कार्यालय का 

समस्त क्षेत्र 


___ MS - 4 
(सचलदल इकाई 
| रेलवे देहरादून) 


देहरादून 


सचलदल इकाई 

ऋषिकेश 


मण्डल कार्यालय 

ऋषिकेश 


मण्डल कार्यालय ऋषिकेश का । MS-5 
समस्त क्षेत्र जिला टिहरी गढ़वाल का | (सचलदल इकाई 
समस्त क्षेत्र एवं जिला उत्तरकाशी का | ऋषिकेश) 
पुरोला व बड़कोट तहसील को छोड़ 
कर समस्त क्षेत्र तथा जिला रुद्रप्रयाग 
एवं जिला चमोली का समस्त क्षेत्र एवं 
एवं जिला पौड़ी गढ़वाल का तहसील 

श्रीनगर का क्षेत्र 


हरिद्वार 


सचलदल इकाई । रेलवे स्टेशन 
( ए) हरिद्वार हरिद्वार 


जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर एवं | MS-6 
तहसील रुड़की को छोड़कर ( सचलदल इकाई 
समस्त क्षेत्र 

रेलवे हरिद्वार) 


7 . 


| 


हरिद्वार 


| 


सचलदल इकाई | संयुक्त जांच | 
( बी ) हरिद्वार चौकी चिडियापुर 


जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर MS-7 
एवं तहसील रुड़की को छोड़कर ( सचलदल इकाई 
समस्त क्षेत्र 

चिड़ियापुर) 


8 . 


| 


लक्सर 


हरिद्वार 


सचलदल इकाई 

लक्सर 


जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर 
के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


MS-8 
( सचलदल इकाई 

लक्सर) 


हरिद्वार 


सचलदल इकाई 

रुड़की । 


संयुक्त जांच 
चौकी नारसन 


जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की 
के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


___ MS-9 
( सचलदल इकाई 

नारसन ) 


10. | 


चौली 


हरिद्वार 


सचलदल इकाई 
भगवानपुर 


जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की 
के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


MS - 10 
( सचलदल इकाई 

चौली) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


91 


1 


4 


5 


11. 


कौड़िया । पौड़ी गढ़वाल 


सचलदल इकाई 

कोटद्वार 


जिला पौड़ी गढ़वाल का समस्त | MS - 11 
क्षेत्र तहसील श्रीनगर एवं तहसील | ( सचलदल इकाई 
धुमाकोट को छोड़कर 

कौड़िया ) 


12. | 


अमरपुर 


हरिद्वार 


सचलदल इकाई 

अमरपुर 


जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की 

का समस्त क्षेत्र 


MS - 12 
( सचलदल इकाई 

अमरपुर ) 


13. 


धर्मपुर 


सचलदल इकाई 

जसपुर 


ऊधमसिंह 
नगर 


जसपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


MS - 13 
( सचलदल इकाई 

धर्मपुर) 


14. 


शाहगंज 


सचलदल इकाई 
(ए) काशीपुर 


ऊधमसिंह 
नगर 


काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


MS-14 
( सचलदल इकाई 

शाहगंज ) 


15 . 


| काशीपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


I 


II 


सचलदल इकाई । रेलवे स्टेशन 
( बी ) काशीपुर काशीपुर 


ऊधमसिंह 
नगर 


MS -15 
( सचलदल इकाई 
रेलवे काशीपुर ) 


16. | 


महेशपुरा 


सचलदल इकाई 

बाजपुर 


ऊधमसिंह 
नगर 


| बाजपुर तहसील का समस्त क्षेत्र 


MS - 16 
( सचलदल इकाई 

महेशपुरा) 


17. 


सचलदल इकाई 
( ए) रुद्रपुर 


रुद्रपुर मण्डल कार्यालय का समस्त 


संयुक्त जांच 
चौकी रुद्रपुर 


ऊधमसिंह 

नगर 


क्षेत्र 


___ MS - 17 
( सचलदल इकाई 

रुद्रपुर) 


18. | 


सचलदल इकाई 
( बी ) रुद्रपुर 


रेलवे स्टेशन 

रुद्रपुर 


ऊधमसिंह 
नगर 


रुद्रपुर मण्डल कार्यालय के 
क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


MS- 18 
(सचलदल इकाई 
रेलवे रुद्रपुर) 


19. | 


सचलदल इकाई 

किच्छा 


संयुक्त जांच 
| चौकी सुतईया 


ऊधमसिंह 
नगर 


किच्छा मण्डल कार्यालय के 
क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र 


MS - 19 
(सचलदल इकाई 

सुतईया ) 


20. | 


टेड़ाघाट 


खटीमा तहसील का समस्त क्षेत्र 


सचलदल इकाई 

खटीमा 


ऊधमसिंह 
नगर 


MS - 20 
( सचलदल इकाई 

टेड़ाघाट ) 


21 . 


सचलदल इकाई । सितारगंज 
सितारगंज 


ऊधमसिंह 

नगर 


सितारगंज तहसील का समस्त क्षेत्र | MS - 21 

( सचलदल इकाई 

सितारगंज ) 


22. | 


सचलदल इकाई 

टनकपुर 


टनकपुर 


चम्पावत 


| जिला चंपावत एवं जिला पिथौरागढ़ | MS - 22 
का समस्त क्षेत्र 

( सचलदल इकाई 

टनकपुर) 


92 


उत्तराखण्ड गजट , 06 अप्रैल , 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 
नैनीताल 


23 . 


रामनगर 


सचलदल इकाई 

रामनगर 


5 

6 
तहसील रामनगर, जिला अल्मोड़ा की | MS - 23 
तहसील भिक्यासैंण एवं पौड़ी गढ़वाल | ( सचलदल इकाई 
जिले की तहसील धूमाकोट का रामनगर) 

समस्त क्षेत्र 


24. | 


नैनीताल 


सचलदल इकाई 
( ए) हल्द्वानी 


मण्डल 
कार्यालय 
हल्द्वानी 


जिला नैनीताल का समस्त क्षेत्र । MS - 24 
रामनगर तहसील को छोड़कर एवं (सचलदल इकाई 
जिला अल्मोड़ा का समस्त क्षेत्र तहसील हल्द्वानी ) 
भिक्यासैंण को छोड़कर एवं जिला 

बागेश्वर का समस्त क्षेत्र 


25. | 


हल्द्वानी 


सचलदल इकाई 
( बी ) हल्द्वानी 


रेलवे स्टेशन 
हल्द्वानी 


जिला नैनीताल का समस्त क्षेत्र | MS - 25 
रामनगर तहसील को छोड़कर एवं | (सचलदल इकाई 
जिला अल्मोड़ा का समस्त क्षेत्र तहसील रेलवे हल्द्वानी) 
भिक्यासैंण को छोड़कर एवं जिला 

बागेश्वर का समस्त क्षेत्र 


( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

06 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 5173 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली - 2006 के नियम - 8 (13 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित " फार्म - सी " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने 
अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन 
फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ : 


क्र०/ व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0 
सं० 


खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए | फार्म को अवैध घोषित 
फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज / क्रमांक | किये जाने का कारण 


( Form- C )-- 01 


खोने के कारण 


1. | सर्वश्री सिंघल ग्रेनाइट हाउस , चकराता 

| रोड़ , देहरादून टिन - 05000991462 


U. K . VAT - C /2007 

459705 


( Form- C )-- 01 


खोने के कारण 


सर्वश्री महालक्ष्मी लघु उद्योग , मोथरो 
वाला देहरादून टिन - 05005861832 


U . K . VAT - C /2007 

1418669 


NOTIFICATION 


March 06, 2013 
No. 5173 /Com . Tax /Form /Lost/Stolen /Destroyed / 2012 - 13 /D .Dun --Whereas, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed “ Form -C ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax, Uttarakhandinexercise of the powers conferred by Rule 8( 13 ) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules, 2006 , ereby declare that " Form - C ” bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes . 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 06 अप्रैल, 2013 ई० ( चैत्र 16 , 1935 शक सम्वत् ) 

93 
Sl. | Name, Address and Tin No . 

No. of Lost/ Stolen/ | Sl. No. of lost/ Stolen or | Reasons for declaring the 
No . of Dealers 

Destroyed Forms | Destroyed Forms forms obsolete or invalid 


M /s SinghalGrenite House , Chakarata 
Road ,Dehradun . Tin - 05000991462 


( Form- C)--01 


U .K .VAT- C/ 2007 

459705 


Lost 


( Form- C )-- 01 


Lost 


M / s Mahalakshmi Laghu Udyog, 
Mothrowala Dehradun . Tin -05005861832 


U . K. VAT- C2007 

1418669 


( विधि अनुभाग ) 

आदेश 
( उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 20 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ) 

27 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक - 5009 / आयु०का उत्तरा० / वाणि0क0 / विधि अनुभाग / 12 - 13 / देहरादून - उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर 
अधिनियम , 2005 की धारा 20 की उपधारा ( 5 ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि " राज्य सरकार द्वारा इस निमित 
अधिसूचित माल के सम्बन्ध में आयुक्त कर एक लिखित यह आदेश दे सकते हैं कि उन वस्तुओं के सम्व्यवहारों के लिए 
इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रपत्र जारी करने से पहले नकद प्रतिभूति ली जाये " । 

शासन की विज्ञप्ति संख्या 156 / 2013 / 09 ( 120 ) / XXVII( 8 ) / 2011 दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में निम्नलिखित 07 वस्तुओं को विज्ञापित किया गया है : 

1. आयरन एण्ड स्टील , 
2. सीमेन्ट , 
3. खाद्य तेल , वनस्पति तेल , अथवा ब्रान ऑयल , 
4. मैन्था अथवा मैन्था उत्पाद , 
5. नदी की बालू , रोड़ी (ग्रिट ) अथवा बजरी, 
6. टिम्बर, 
7. ईंट । 

उत्तराखण्ड में उक्त वस्तुओं में से ईंट व नदी की बालू रोड़ी (ग्रिट ) अथवा बजरी को प्रान्त के बाहर से आयात 
करते समय अधिकांश मामलों में समाधान की राशि वाणिज्य कर जांच चौकियों पर संग्रह की जाती हैं परन्तु दिनांक 
01 मार्च, 2013 से वाणिज्य कर जांच चौकियों के समाप्त होने के कारण उक्त दोनों वस्तुएं आयात में लिया घोषण - पत्र 
( फार्म - 16 ) से ही प्रान्त के बाहर से आयात की जायेगी । पूर्व में भी उक्त दोनों वस्तुओं के सम्बन्ध में करअपवंचन की 
सूचनायें मिलती रही हैं जिसको देखते हुये राजस्व की सुरक्षा हेतु अग्रिम जमानत नकद जमा कराना आवश्यक प्रतीत 
हो रहा है । अतः प्रान्त के बाहर से आयात करने वाले व्यापारियों के लिए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 
की धारा 20 की उपधारा ( 5 ) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जा रहा है कि निम्न वस्तुओं के आयात हेतु उनके समक्ष 
दर्शायी गयी धनराशि नगद जमा करने पर ही घोषणा - पत्र ( फार्म - 16 ) जारी किये जायें । 
| क्रमांक | वस्तु का विवरण 

समाधान राशि 

क्षमता 
| 1. . 

| 1500 प्रति फार्म | लगभग 6000 ईंट प्रति ट्रक / प्रति फार्म 
2 | नदी की बालू, रोड़ी (ग्रिट ) अथवा बजरी | . 400 प्रति फार्म | लगभग 300 घनफूट प्रति ट्रक / प्रति फार्म 


ईंट 


उक्त जमानत की धनराशि देयकर में समायोजित की जायेगी । यदि व्यापारी किसी घोषणा – पत्र ( फार्म - 16 ) से 
उक्त वर्णित मात्रा से कम या अधिक का माल आयात करना घोषित करता है तो जमानत की ऋणात्मक व धनात्मक राशि 
अगली बार प्राप्त करने वाले आयात घोषणा - पत्रों के साथ समायोजित की जायेगी । 
यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

सौजन्या , 
आयुक्त कर, 

उत्तराखण्ड । 
पी०एस०यू० ( आर0ई0 ) 14 हिन्दी गजट / 276 – भाग 1 - क - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


